इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in 
से भी. डाउन लोड किया जा सकता है. 
मध्यप्रदेश शा रीज़पतश्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 125] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 अप्रैल 2024-चैत्र 23, शक 1946 


विधि और विधायी ( निर्वाचन ) कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


फा. क्र. 14-चार-2024-वि.निर्वा.-98.-- विधि मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित 
अधिसूचनाओं एवं उनका हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :- 


1. विधि मंत्रालय की अधिसूचना क्र. H-11024(4)-2023 Leg.I, दिनांक 12 अप्रैल 2024 
2. भारत निर्वाचन की अधिसूचना क्र. 454-ईपीएस-2024(3), दिनांक 12 अप्रैल 2024 
3. भारत निर्वाचन की अधिसूचना क्र. 454-ईपीएस-2024(2), दिनांक 12 अप्रैल 2024 


राजेश कुमार कौल, सचिव. 


249 


250 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


भारत सरकार 
विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधायी विभाग) 


नई दिल्‍ली, दिनांक 12 अप्रैल 2024-चैत्र 23, 1946 ( शक ) 


अधिसूचना 


का0आ0 ...... (अ)-सत्रहवीं लोक सभा के कार्यकाल की समाप्ति पर, नई लोक 
सभा गठित किए जाने के प्रयोजन के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चय 
किया गया है ; 


अतः, अब, राष्ट्रपति, ल्रोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की 
धारा 14 की उपधारा (2) के अनुसरण मेँ, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में 
यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी, यथास्थिति, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, कर्माटक, 
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, दादर और नागर हवेली तथा दमण 
और da और जम्मू-कश्मीर राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में समाविष्ट की गई sea सारणी 
के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन 
बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार, सदस्य निर्वाचित करने 


की अपेक्षा करती हैं : 
राज्य संसदीय क्षेत्र 
(1) (2) 
oe 1-कोकराझार (अ.ज.जा.) 


2-धुबरी 


5-गुवाहाटी 
7-झंझारपुर 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (1) 


9-अररिया 


छत्तीसगढ़ 


4-कोरबा 
5-बिलासपुर 


8-रायपुर 


गोवा 


गुजरात 


1-उत्तरी गोवा 
2-दक्षिणी गोवा 


3 
5 


2-बनासकांठा 
-पाटण 


10-राजकोट 
11-पोरबंदर 


2-जामनगर 


1 
13-जुनागढ़ 
17-खेड़ा 
13-पंचमहाल 


250 (2) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


21-छोटाउदेपुर (अ.ज.जा.) 
22-भरूच 

23-बारडोली (अ.ज.जा.) 
24-सूरत 
25-नवसारी 
26-वलसाड (अ.ज.जा.) 
कर्नाटक 1-चिक्कोडी 
2-बेलगांम 
3-बागलकोट 
4-बीजापुर (अ.जा.) 


11- धारवाड़ 
12- उत्तर कन्‍नड़ 
13-दावन्गेरे 
14- शिमोगा 


मध्य प्रदेश 


02- भिण्ड (अ.जा.) 


05-सागर 
18-fafeen 


महाराष्ट्र 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (3) 


42-शोलापुर (अ.जा.) 
43-माधा 
44-सांगली 
45-सतारा 
46-रत्नागिरी-सिंधुदूर्ग 
47-कोल्हापुर 
48-हातकणंगल्रे 
उत्तर प्रदेश 8-सम्भल 
16-हाथरस (अ.जा.) 
18-आगरा (अ.जा.) 
19-फतेहपुर सीकरी 
20-फिरोज़ाबाद 
21-मैनपुरी 
22-एटा 
23-बदायूं 
24-ऑवला 
25-बरेली 
7-माल्दहा उत्तर 
8-माल्दहा दक्षिण 


Se 


पश्चिमी बंगाल 


1-दमन और दीव 


2-दादरा और नागर हवेली (अ.ज.जा.) 
3-अनन्तनाग-राजौरी 


दादरा और नागर हवेली तथा दमन और 
दीव 


[फा.सं. एच-11024(4)/2023-वि.॥] 


हस्ता./ 
(दिवाकर सिंह) 
संयुक्त सचिव और विधायी परामर्श. 


250 (4) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


GOVERNMENT OF INDIA 
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
LEGISLATIVE DEPARTMENT 


New Delhi, Dated 12" April, 2024—Chaitra 23, 1946 (Saka ) 


NOTIFICATION 
5.0. (E).— Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose of 
constituting a new House of the People, on the expiration of the term of Seventeenth House of 
the People; 


Now, therefore, in pursuance of sub-section (2) of section 14 of the Representation of the 
People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the Parliamentary 
Constituencies, specified, in column (2) of the Table given below comprised within the 
corresponding States or Union territories, as the case may be, of Assam, Bihar, Chhattisgarh, 
Goa, Gujarat, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal, Dadra & 
Nagar Haveli and Daman & Diu and Jammu & Kashmir as specified in column (1) of the said 
Table, to elect the Members in accordance with the provisions of the said Act and of the rules 
and orders made thereunder:- 


STATE PARLIAMENTARY CONSTITUENCY 
(1) (2) 


ASSAM 1-Kokrajhar (ST) 


2-Dhubri 


5-Guwahati 


25-Khagaria 
1-Surguja (ST) 
2-Raigarh (ST) 


CHHATTISGARH 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (5) 


3-Janjgir-Champa (SC) 


4-Korba 

5-Bilaspur 

7-Durg 
GOA 1-North Goa 

2-South Goa 

GUJARAT 1-Kachchh (SC) 

2-Banaskantha 

3-Patan 

4-Mahesana 

5-Sabarkantha 

6-Gandhinagar 

7-Ahmedabad East 

8-Ahmedabad West (SC) 

9-Surendranagar 

10-Rajkot 

11-Porbandar 

12-Jamnagar 

13-Junagadh 

14-Amreli 

15-Bhavnagar 

16-Anand 

17-Kheda 

18-Panchmahal 

19-Dahod (ST) 

20-Vadodara 

21-Chhota Udaipur (ST) 

22-Bharuch 

23-Bardoli (ST) 

24-Surat 


250 (6) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


25-Navsari 
26-Valsad (ST) 


MAHARASHTRA 


1-Chikkodi 


2-Belgaum 
3-Bagalkot 


4-Bijapur (SC) 
5-Gulbarga (SC) 
6-Raichur (ST) 


8-Koppal 
9-Bellary (ST) 
10-Haveri 
11-Dharwad 


12-Uttara Kannada 


13-Davanagere 


MADHYA PRADESH 


14-Shimoga 


35-Baramati 


40-Osmanabad 


41-Latur (SC) 


42-Solapur (SC) 
43-Madha 


44-Sangli 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (7) 


45-Satara 
46-Ratnagiri-Sindhudurg 
47-Kolhapur 


48-Hatkanangle 
8-Sambhal 


16-Hathras (SC) 
18-Agra (SC) 
19-Fatehpur Sikri 


20-Firozabad 

21-Mainpuri 

22-Etah 
24 


UTTAR PRADESH 


23-Badaun 


25-Bareilly 

7-Maldaha Uttar 

8-Maldaha Dakshin 

DADRA & NAGAR HAVELI AND 
DAMAN & DIU 


2-Dadra and Nagar Haveli (ST) 


JAMMU & KASHMIR 3-Anantnag-Rajouri 


WEST BENGAL 


[F. No. H-11024(4)2023-Leg. II] 


50./- 
( DIWAKAR SINGH ) 
Joint Secretary & Legislative Counsel. 


250 (8) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110 001 


सं. 4654-ईपीएस-2024(3) नई दिल्‍ली, दिनांक 12 अप्रैल, 2024-23 चैत्र, 1946 ( शंक ) 


अधिसूचना 


Ga: भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की 
उप-धारा (2) के अंतर्गत निर्गत और भारत के राजपत्र में 12 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रकाशित 
अधिसूचना के द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित राज्यों या संघ राज्य-द्षेत्रों में, इसके 
स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपेक्षा की है कि उक्त 
अधिनियम के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार लोक सभा के 
लिए सदस्य निर्वाचित कर दें; 


2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वचिन आयोग 
एतहृवारा- 


(अ) उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में 


(क) नामनिर्देशन करने की अंतिम तारीख के रूप में 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को; 

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के रूप में 20 अप्रैल, 2024 (शनिवार) को; 

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख के रूप में 22 अप्रैल, 2024 (सोमवार) के; 

(घ) नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख को उस तारीख के रूप में, 
जिसको यदि आवश्यक हुआ तो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में 
विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा; और 

(ड) 6 जून, 2024 (गुरुवार) को उस तारीख के रूप में, जिससे पहले ऊपर उल्लिखित 
सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन do करा लिया जाएगा; 


नियत करता है; और 


(आ) उक्त ne ld (4) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में निर्धारित करता 
है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो उपर्युक्त निर्वाचन के लिए उक्त अनुसूची के 
स्तंभ (2) में तदनुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में, इसके स्तंभ (3) में ऐसे 
निर्वाचन क्षेत्र के सम्मुख विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान कराया जाएगा। | 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (9) 


THOR 
suit 07.05.2024 लंगलवार) | पूव 
jeer पूरा, 7.00 बजे से अप. 6.00 ब 
a a 


74-सोनवर्षा (31.511, वि.स.नि.4 07.05.2024 (मंगलवार) | पूर्वी. 7.00 बजे से अप, 6.00 ब 


75-सहरसा वि.स.नि,क्षे. 07.05.2024 (मंगलवार) | पूर्वा. 7.00 बजे से अप. 6.00 ब 
Aeneas | 07.05.2024 (मंगलवार) | Gal. 7.00 बजे से अप. 4.00 ब 


प्श््््ड़्े शा — 
“ae देन 
a spas 


140-हसनपुर वि.स.नि.क्षे, 


148- (अ.जा.) वि.स.नि.क्षे, 


वा. 7.00 बजे से अप, 6.00 ब 


पूवा, 7.00 ब 


1 अप, 6.00 ब 


250 (10) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


मिनी i | 07.05.2024 (मंगलवार) | Wal. 7.00 ब 
[2-दक्षिणणोवा_._._. [07.052024 (Tere 7.00 बजे से 


1-कच्छ (अ,जा.) 07.05.2024 , 7.00 बजे से अप. 6.00 ब 
2-बनासकांठा 07.05.2024 | Wal. 7.00 बजे से अप. 6.00 बजे 
amen (07.05.2024 मंगलवार) | Yall. 7.00 बजे से अप. 6.00 ब 


[+महेसाणा______07052024 मंगलवार) [1 
Ec 
[&गंधीनगर | 07052024 मंगलवार) | पूव 
param | 

hvaeege 


12-णामनगर 


0. छणणाा 
जापुर (आजा)... [07.05.2024 (मंगलवार) | पूर्व 
[5-गुलब्गा (आजा... [07.052024 (मंगलवार) | पूव 

[6-रायचूर (अआ.जजा)_._ [07.052024 (मंगलवार) | Ua 
i ae , 7.00 बजे से अप. 6,003 

7.00 बजे से अप. 6.00 

|12-उत्तरकन्नडल___._._..._> 07.052024 (मंगलवार) | Ya 

[कक्शिमोेगा पूर्व 700 बजे से अप 600 


| 


[2-भिण्ड (अ.जा)._._.. ___ऋ$ ve 07.05.2024 (मंगलव . 7.00 बजे से अप. 6,00 4 
|s-mafeae «| 07.05.2024 (मंगलवार) | पूर्वा 7.00 बजे से अप. 600 


4qnt «(07.05.2024 7.00 बजे से अप. 6.00 ब 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (11) 


sae sd 
lig-uime झ 
[20-memnMTe «| 07.05.2024 (मंगलवार) | पूव 
महाराष्ट्र (32-राययडू....... हढ' 
|35-बाराममी._._._... | 
[41-लातुर (आजा)... | 
[42-शोलाप्र (आजा) | 
[43-माधा | 
(45-सतारा _ | 
उत्तर प्रदेश 
[16-हाथरस (अजा) | 
[18-आगरा (आजा) _._ | 
[21-मेनपुरी | 
5 - काश 
६5 न 
पश्चिम बंगाल 
(9-जंगीपु्र [| 
[11-मुशिंदाबदाद «| (07.05.2024 (मंगलवार) | Wa 
दादरा और नागर |i-grekda | 
और दीव जा ला 
aerate SaaS ——— moses EE 


आदेश से, 
हस्ता. /— 
(संजीव कुमार प्रसाद) 
सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग. 


250 (12) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001 


No. 464-EPS-2024(3) New Delhi, Dated 12% April, 2024 - 23 Chaitra, 1946 (Saka ) 


NOTIFICATION 


WHEREAS, the President of India has, by notification issued under sub- 
section (2) of Section 14 of the Representation of People Act, 1951 (43 of 1951) 
and published in the Gazette of India on the 12 April, 2024 (Friday), been 
pleased to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in 
column (2) of the Schedule below, in the States or Union Territories mentioned 
in column (1), of the Schedule to elect members to the House of the People, in 
accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders 
made thereunder; 


2. Now, therefore, in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the 
Election Commission of India hereby- 


(A) Appoints, with respect to the said election, from each of the 
parliamentary constituencies specified in the said Schedule, 
(a) the 19% April, 2024 (Friday), as the last date for making 
nominations; 


0) the 20% April, 2024 (Saturday), as the date for scrutiny of 
hominations; 


(c) the 224 April, 2024 (Monday), as the last date for withdrawal of 
candidatures; 


(d) the date specified in column (3) of the SCHEDULE below, as the date 
on which a poll shall, if necessary, be taken in the parliarnentary 
constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of the 
said Schedule; and 


(c) the 06% June, 2024 (Thursday), as the date before which the 
election shall be completed in all the above mentioned parliamentary 
constituencies; and 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (13) 


(8) Fixes the hours specified in column (4) of the said Schedule, as the 
hours during which the poll shall, if necessary, be taken in the 
constituencies, specified in the corresponding entry in column (2) of 
the said Schedule, on the date specified against such constituency in 
column (3) thereof, for the above election. 


SCHEDULE 


Parliamentary Constituencies, Dates and Hours of Poll Constituencies, Dates and Hours of Poll 


PHASE-III 


State/Union 
Territory 


Parliamentary 
Constituency / Assembly 
Constituency segment 


07.05.2024 (Tuesday) 


07:00 AM to 05:00 PM 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM 10 06:00 PM 


73-Madhepure AC 
74-Sonbarsha (80) AC 


75-Saharsa AC 


77-Mahishi AC 


76-Simri Bakhtiarpur AC 


07.05.2024 (Tuesday) 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


250 (14) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


26८52 
pane नमन 


aia 
2-Raigarh (ST) 07:00 AM to 06:00 PM 
cama 

4-Korba 07.05.2024 (Tuesday) 

aa 

ee 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
2- South Goa 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


—— 
erent 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (15) 


14-Amreli 07:00 AM to 06:00 PM 


15-Bhavnagar 07:00 AM to 06:00 PM 
16-Anand 07:00 AM to 06:00 PM 
17. 07:00 AM to 06:00 PM 
18-Panchmahal 07:00 AM to 06:00 PM 
19-Dahod (ST) 07:00 AM to 06:00 PM 
20-Vadodara 07:00 AM to 06:00 PM 
21-Chhota Udaipur (ST) 07:00 AM to 06:00 PM 

-Bharuch 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
23-Bardoli (ST) 07:00 AM to 06:00 PM 
07:00 AM to 06:00 PM 
-Naveari 07:00 AM to 06:00 PM 


26-Valead (ST) 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


KARNATAKA हा 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


9 6 
t 


3-Bagalkot 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
4-Bijapur (SC) 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
5-Gulbarga (SC) 


i 
or 
ae 
07:00 AM to 06:00 PM 


nH 
हि 
8 
हि 
दि 
3 


= 
A 
+< & 


1] 
Be 


S| है 5 
a ¢ 
॥| 
S| कहा 
a] 5 
B 

9 


250 (16) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


ac 
07.05.2024 (Tuesday) 
कान 
07:00 AM to 06:00 PM 


MAHARASHTRA ad 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


35-Baramati 07.05.2024 (Tuesday) 


MADHYA PRADESH | 1-Morena 


Hit 
८ 


07:00 AM to 06:00 PM 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


Sindhudurg 


47-Kolhapur 


48-Hatkanangle 


07:00 AM to 06:00 PM 


मध्यप्रदेश Vora, दिनांक 12 अप्रैल 2024 250 (17) 


23-Badaun 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
24-Aonla 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
25-Bareilly 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


Pees re rs [aa 
07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 


07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
2-Dadra and Nagar 07.05.2024 (Tuesday) | 07:00 AM to 06:00 PM 
Haveli (ST) 


Pee a ee AND -Anantnag-Rajouri 07.05. = , 
By order, 


Sd./- 
(SANJEEV KUMAR PRASAD ) 
Secretary, 
Election Commission of India. 


५9 


भारत निर्वाचन आयोग 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्‍ली-110 001 


नई दिल्‍ली, दिनांक 12 अप्रैल, 2024-23 चैत्र, 1946 ( शक ) 


अधिसूचना 


यतः, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन कराने के प्रयोजन से भारत के राष्ट्रपति ने लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14(2) के अंतर्गत निर्गत और राजपत्र, दिनांक 28 मार्च, 2024 के 
असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में 29- बैतूल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 


यह अपेक्षा की थी कि लोक सभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दें; और 


यतः, 29- बैतूल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी, एक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय दल, द्वारा खड़े 
किए गए अभ्यर्थी, नामतः श्री अशोक भलावी की 09 अप्रैल, 2024 को मृत्यु हो गई थी; और 


सं. 464-ईपीएस-2024(2) 


250 (18) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


यतः, उसके परिणामस्वरूप और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 की उपधारा (1)(ग) के उपबंधों 
के अनुसरण में उक्त निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने मतदान को बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि तक 
के लिए स्थगित कर दिया था और इस तथ्य की सूचना निर्वाचन आयोग को भेज दी थी। 


अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 30 और धारा 56 के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतट्दारा- 


(अ) 29- बैतूल (अ.ज.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से उक्त निर्वाचन के संबंध में :- 


क) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में | 19 अप्रैल, 2024 
केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा तामनिर्देशन दाखिल करने की (शुक्रवार) 
अंतिम तिथि 


ख) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण | 20 अप्रैल, 2024 

में केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की संवीक्षा की तिथि (शनिवार 
ग) आयोग के नोटिस सं. 464/ईपीएस/2024(2), दिनांक 12 अप्रैल, 2024 के अनुसरण में | 22 अप्रैल, 2024 
केवल बहुजन समाज पार्टी द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी द्वारा अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम (सोमवार) 


| a) वह तिथि जिसकी मतदान करवाया जाएगा 07 मई, 2024 
= (मंगलवार) 
ड-) ag तारीख जिससे पहले निर्वाचन संपन्न हो जाएगा 06 जून, 2024 


(गुरुवार) 


(ब) पूर्वाहन 7.00 बजे से अपराह्न 06.00 बजे तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके 
दौरान उक्त निर्वाचन के लिए पैरा (अ) में विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान करवाया जाएगा। 


आदेश से, 
हस्ता./- 
(संजीव कुमार प्रसाद) 
सचिव, 
भारत निर्वाचन आयोग. 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001 


No. 464-EPS-2024(2) New Delhi, Dated 12" April, 2024 - 23 Chaitra, 1946 (Saka ) 
NOTIFICATION 
WHEREAS, for the purpose of holding of General Election to the 
House of People, the President of India had, by Notification issued under 
Section 14(2) of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951) and 
published in an Extraordinary issue of the Gazette dated 28tt March, 2024 
called upon the 29-Betul (ST) Parliamentary Constituency in the State of 
Madhya Pradesh to elect member to the House of People and; 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 अप्रैल 2024 


250 (19) 


WHEREAS, one contesting candidate, namely, Shri Ashok Bhalavi from 29- 


Betul (ST) Parliamentary Constituency, set up by the Bahujan Samaj Party, 


a recognized National Party, died on 9th April, 2024; and 


WHEREAS, in consequence thereof and in accordance with the provisions of 


sub- section (1)}(c) of Section 52 of the Representation of the People Act, 


1951, the Returning Officer for the said constituency adjourned the poll to a 


date to be notified later, and reported the fact to the Election Commission; 


NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) 
of Section 52 read with Section 30 and Section 56 of the said Act, the 


Election Commission of India, hereby- 


(A) APPOINTS, with respect to the said election from 29-Betul (ST) 


Parliamentary Constituency:- 


a} Last date for making nominations by the candidate 
sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in 
pursuance of the Commission's Notice number 
464/EPS/2024(2), dated 12th April, 2024 


19% April , 2024 
(Friday) 


b) Date for the scrutiny of nominations of the candidate 
sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in 
pursuance of the Commission's Notice number 
464 /EPS/2024(2), dated 1270 April, 2024 


20 April, 2024 
(Saturday) 


c) Last date for the withdrawal of candidature by the 
candidate sponsored by the Bahujan Samaj Party only, in 
pursuance of the Commission's Notice number 
464/EPS/2024(2), dated 12 April, 2024 


224 April, 2024 
(Monday) 


d) Date on which a poll shall be taken 
sib 


7th May, 2024 | 
Tuesday 


e) Date before which the election shall be completed 


6० June, 2024 
Thursda: 


(B) Fixes the hours from 7:00 AM to 06:00 PM, as the hours during 


which the poll shall be taken on the date specified in para(A) for the said 


election. 


By order, 
Sd./- 


( SANJEEV KUMAR PRASAD ) 


Secretary, 


Election Commission of India. 


नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2024. 


